रजिस्ट्री संडीएल० -33004/ 96 


REGD . NO. D. L.-33004/ 96 


सय जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण . 
EXTRAORDINARY 


। 


. 


भाग II - खण्ड 3 . - ठप - खंड ( 1 ) 
PART II --- Section 3 - Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 388 ] 
No. 3881 


नई दिल्ली, बुधवार , अक्तूबर 1, 1997/ आश्विन १ , 1919 
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1 , 1997/ASVINA 9 , 1919 


श्रम मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1997 


सा . का . नि , 572 ( अ ) . - बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 का ओर संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप , 
जिसे केन्द्रीय सरकार बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 ( 1976 का 62 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती 
है , उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा ( 1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इसके प्रभावित होने की संभावना है , 
प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 
उपलब्ध कराई जाती हैं , पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । 


किसी आक्षेप या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख को या उसके पूर्व 
प्राप होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा । 


आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, कार्यालय, महानिदेशक ( श्रम कल्याण ) जैसलमेर हाऊस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011 के पते पर भेजे 
जा सकते हैं । 


प्रारूप नियम 


1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि ( संशोधन ) नियम, 1997 है । 

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( क ) के उपखंड (iv ) के स्थान पर निम्नलिखित 

उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् : 
( iv ) पदेन कल्याण आयुक्तों की ऐसी संख्या जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाए । 


[ सं . एस - 24012/ 2/ 97 - क - 2 ] 


एस. के . दास, संयुक्त सचिव 


2497GI/97 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


(PART 11 -- SEC : 3 (1)] 


1747931, 471- II CU5 - 3, 39 - CE ( i) # yoiferia 


fequ : - HAYA 34f471 HON HI. 2 . f . 1232 aria 25 - 9 - 78 GRI GRAT 

हुए थे एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया : 
1. Hi. . fq . 703 after 6 - 8 -92 ; 

Al. 6 . f . 750 rta 22 - 9 - 89, 3 
HI. 8 . f . 40 (1 ) RIG 22 - 1 -91 


MINISTRY OF LABOUR 


NOTIFICATION 


New Delhi, 16 : 1st October , 1997 
G .S . R . 572 ( E ). - The following draft of certain rules further to amend the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978 , 
which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 12 of the Beedi Workers 
Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976 ), are hereby published as required by sub -section ( 1) of section 1 ) of the said Act for 
information of all the persons likely to be affected hereby, and notice is hereby given that the said drait will be taken into 
consideration on or after expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Official Gazette 
containing the said notification were made available to the public . 

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft on or before the 
expiry of the period specified above will be considered by the Central Government. 

The objections or suggestions, if any, may be sent on the address of Office of Director General (Labour Welfare ), 
Jaisalmer House , Man Singh Road , New Delhi- 110 011 , 

DRAFT RULES 


1. These rules may be be called the Beedi Workers Welfare Fund ( Amendment) Rules , 1997 . 
2 . In the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978 , in rule 3 , in sub -rule (1), in clause (a ), for sub -clause 

( iv ), the following sub -clause shall be substituted , namely : 
" ( iv ) Such number of Welfare Commissioners as may be nominated by the Central Government, ex-officio ;". 

[No. $ -24012 /2 /97 - W . JI ] 


S.K . DAS, Jt. Secy . 


Note : 


The principal rules were published vide notification number G . S .R . 1232 , dated 25 - 9 - 1978 in the Gazette of India , 
Part - 11 , section 3 , Sub - section (i), and subsequently amended by : 
( 1) G .S. R . 703 , dated 6 -8 - 1982 ; 
(2 ) G .S. R . 750 , dated 22- 9- 1989 ; and 
(3) G .S. R . 40 (E ), dated 22- 1-1991. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 - 1997 


